रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 144 ] 
No. 144 ] 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . 08062022-236413 

CG - DL - E - 08062022-236413 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


3871 GI / 2022 


भाग I– खण्ड 1 

PART I— Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , बुधवार , जून 8 , 2022 / ज्येष्ठ 18 , 1944 

NEW DELHI , WEDNESDAY , JUNE 8 , 2022 / JYAISHTHA 18 , 1944 


, 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 

( व्यापार उपचार महानिदेशालय ) 

शुद्धि पत्र 

नई दिल्ली , 8 जून , 2022 

> 

विषय : इंडोनेशिया , मलेशिया , थाइलैंड और सउदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ' सेचुरेटिड फैटी एल्कोहल के 
आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से संबंधित न्यू शिपर समीक्षा में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं . 
7 / 38 / 2018 - डीजीटीआर दिनांक 24.09.2019 की संशोधन अधिसूचना का शुद्धि पत्र | 


फा.सं. 7 / 07 / 2022 - डीजीटीआर . – समय - समय पर यथा - संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 और 
समय - समय पर यथा - संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और 
संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 24 सितंबर , 2019 
की अधिसूचना सं . फा . सं . 7 / 38 / 2018 - डीजीटीआर के माध्यम से न्यू शिपर समीक्षा में अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित 
किए थे । 


2. प्राधिकारी ने ऊपर उल्लिखित अंतिम जांच परिणाम की एक संशोधन अधिसूचना फा . सं . 7 / 07 / 2022 
डीजीटीआर दिनांक 05.05.2022 जारी की थी । 


3. ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए शुल्क तालिका में क्र . सं . 1 को संशोधित करते 
हुए निम्नानुसार पढ़ा जाए : 


( 1 ) 


2 


क्र . शीर्ष / उप वस्तुओं का विवरण 
सं . शीर्ष 


1 

1 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 

3 

4 

5 

2905.17 , “ सभी प्रकार के संचुरेटिड इंडोनेशिया इंडोनेशिया 

2905.19 , फैटी एल्कोहल जिनमें 
3823.70 कैप्राइल एल्कोहल ( सी- 8 ) 

सहित कोई 
भी देश 

और डिसाइल एल्कोहल 

( सी -10 ) और सी 8 तथा 
सी 10 के मिश्रण शामिल 
नहीं हैं " 


1 


1 . 


शुल्क तालिका 

उद्गम का निर्यात का उत्पादक निर्यातक 
देश 

देश 


SI . Heading / Description of 
No. Sub 

Goods 

Heading 
2 


2905.17 , 
2905.19 , 

3823.70 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

( Department of Commerce ) 

( DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES ) 


| 


3 

" All types of 
Saturated Fatty 

Alcohols 


CORRIGENDUM 

New Delhi , the 8th June , 2022 

Subject : Corrigendum to the Amendment Notification on Final Findings Notification No. 7 / 38 / 2018 
DGTR dated 24.09.2019 in the New Shipper Review pertaining to Anti - Dumping Duty 
imposed on the imports of " Saturated Fatty Alcohols " originating in or exported from 
Indonesia , Malaysia , Thailand and Saudi Arabia . 


excluding Capryl 
Alcohols ( C - 8 ) 
and Decyl 
Alcohols ( C - 10 ) 
and blends of C8 

and C10 " 


F. No. 7 / 07 / 2022 - DGTR.– Having regard to the Customs Tariff Act , 1975 , as amended from time 

to time and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Anti - dumping Duty on 
Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules 1995 , as amended from time to time , the 
Designated Authority had notified the Final Findings in the New Shipper Review vide Notifications 
No. F. No. 7 / 38 / 2018 - DGTR dated 24th September 2019 . 


6 

पीटी 

एनर्जि 

सेजाहटेरा 

मास 


2. The Authority had issued an Amendment Notification F.No.7 / 07 / 2022 - DGTR dated 05.05.2022 
to the above mentioned Final Findings . 


Country 
of Origin 


3. In partial modification of the above mentioned Amendment Notification , Sl . No. 1 in the Duty 
Table is amended to be read as under : 


4 
Indonesia 


DUTY TABLE 

Country 
of Export 


राशि 


5 

Any 
country 
including 
Indonesia 


7 

8 

9 

सिनारमास 51.64 मी.ट. 

सीईपीएसए 
पीटीई . लि . 


[ PART I — SEC.1 ] 


Producer 


इकाई मुद्रा 


अनन्त स्वरूप , निर्दिष्ट प्राधिकारी 


6 

7 

PT . ENERGI Sinarmas 
SEJAHTERA CEPSA 
MAS Pte . Ltd. 


10 

अम.डॉ. 


Exporter Amount Unit 


8 

51.64 


9 

MT 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 
MANOJ KUMAR MANOJ KUMAR VERMA 

Digitally signed by 

VERMA 

Date : 2022.06.08 

22:45:42 +0530 ' 


Currency 


10 

USD 


ANANT SWARUP , Designated Authority 


